ध्य प्रदेश 


| इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


शासन 


ब 


सत्य मे 


जयते 


। 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 291 ] 


भोपाल, गुरुवार , दिनांक 10 सितम्बर 2020 - भाद्र 19 , शक 1942 


० 


सामान्य प्रशासन विभाग 


( मानव अधिकार प्रकोष्ठ ) 


मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2020 


क्र . एफ - 8-1-2017-1 - मा.अ.प्र . - 323. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अधिकारी तथा कर्मचारी ( भर्ती तथा सेवा की शर्ते ) नियम , 
2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात् : -- 


संशोधन 


उक्त नियमों में , अनुसूची - तीन में , अनुक्रमांक 01 से 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक 
तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्: 


-- 


581 


582 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2020 


अभ्युक्तियां 


अनुसूची - तीन 

(नियम 8 देखिए) 
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयुएवं अर्हता 
अनुक्रमांक सेवा का नाम न्यूनतम 

अधिकतम 

विहित शैक्षणिक अर्हताएं 
आयु 

सीमा 
( 1 ) 

( 3 ) (4 ) 

( 5 ) 
शोध अधिकारी 21 

40 

1. अभ्यर्थी के पास किसी मान्यताप्राप्त 

विश्वविद्यालय से मानविकी विषय में 
पी.एच.डी.की उपाधि होनी चाहिये । 


आयु सीमा 


(2 ) 


( 6) 


1 . 


2 . अभ्यर्थी को कम्प्यूटर की 

आधारभूत जानकारी होनी चाहिये । 
3. ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी 

जाएगी, जिसने मानव अधिकार विषय 
पर शोध किया हो । 


2 . 


सहायक प्रोग्रामर 


18 


40 


3 . 


18 


40 


सहायक 
ग्रंथपाल 


अभ्यर्थी के पास किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग 
में स्नातक उपाधि होना चाहिए एवं उसे 
कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कुशल होना 
चाहिए । 
1 . अभ्यर्थी को किसी मान्यताप्राप्त 

बोर्ड / संस्था से अंग्रेजी में न्यूनतम 
55 % अंकों के साथ हायर सेकेण्डी 
प्रमाण - पत्र परीक्षा (10 + 2) पद्धति में 
उत्तीर्ण होना चाहिए । 
2. अभ्यर्थी के पास किसी मान्यताप्राप्त 

विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 % अंकों 
के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक 

की उपाधि होनी चाहिए । 
3. अभ्यर्थी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2020 


582 ( 1 ) 


4 . 


18 


40 


स्टेनोग्राफर 
(स्टेंडर्ड स्केल) 


विभाग द्वारा संचालित की गई कम्प्यूटर 
दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा ( सी.पी.सी.टी.) 
( स्कोर कार्ड) के साथ उत्तीर्ण होना 
चाहिए । 
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 

किसी भी विषय में स्नातक उपाधि । 
2. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा 
मुद्रलेखन बोर्ड 

या शासन द्वारा 
मान्यताप्राप्त किसी अन्य बोर्ड से 100 
शब्द प्रति मिनट की गति के साथ 
हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना 
चाहिए । 
3 अभ्यर्थी को किसी मान्यताप्राप्त संस्था 
से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा 

उत्तीर्ण होना चाहिए । 
4. अभ्यर्थी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता 
प्रमाणीकरण परीक्षा ( सी.पी.सी.टी.) 
( स्कोर कार्ड) के साथ उत्तीर्ण होना 
चाहिए । 
1 अपयर्थी को गाध्यमिक शिक्षा मण्डल, 

मध्यप्रदेश या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त 
किसी अन्य बोर्ड रो हायर सेकेण्डी 
परीक्षा (पुरानी पद्धति) या ( 10 + 2 ) 

पद्धति में उत्तीर्ण होनी चाहिए । 
2. ( क ) अभ्यर्थी के पास किसी औद्योगिक 

प्रशिक्षण संस्थान ( आई.टी.आई. ) से 80 
शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के 
साथ हिन्दी शीध्रलेखन परीक्षा का 
प्रमाण - पत्र होना चाहिए । 


5 . 


स्टेनो टायपिस्ट 


18 


40 


या 


( ख ) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं 
मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा 
मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था से 80 
शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के 
साथ हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा प्रमाण 
पत्र रखता हो । 

या 
( ग ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 
परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा 
मान्यताप्राप्त किसी पालीटेक्निक 
महाविद्यालय से माडर्न आफिस 
मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रमाण -पत्र होना 

चाहिए । 
3. अभ्यर्थी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता 
प्रमाणीकरण परीक्षा ( सी पी सी टी ) 
(स्कोर कार्ड) के साथ उत्तीर्ण होना 

चाहिए । 
4 . उपरोक्त के अतिरिक्त, किसी 
मान्यताप्राप्त संस्था से 

कम्प्यूटर 
एप्लीकेशन का एक वर्षीय 


582 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2020 


6 . 


स्वागतकर्ता 


18 


40 


डिप्लोमा / प्रमाण -पत्र अनिवार्य है । 
1. अभ्यर्थी के पास 

पास प्रथम श्रेणी में 
स्नातक उपाधि होनी चाहिए, जिसमें 
अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए तथा 
अभ्यर्थी ने इसमें कम से कम 60 % 

अंक प्राप्त किए हों । 
2 . अभ्यर्थी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर. दक्षता 
प्रमाणीकरण परीक्षा ( सी पी सी टी) 
( स्कोर कार्ड) के साथ उत्तीर्ण होना 

चाहिए । 
• 3 . ऐसे अभ्यर्थियों को , जो अंग्रेजी में 

संवाद करने की क्षमता रखते हों , 
अधिमानता दी जाएगी । 


i 


7 . 


सहायक ग्रेड-3 


18 


40 


i 


1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल , 

मध्यप्रदेश या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त 
किसी अन्य बोर्ड से हायर सेकेण्डी 
परीक्षा (पुरानी 

(पुरानी पद्धति) या ( 10 + 2 ) 
पद्धति में उत्तीर्ण होना चाहिए । 
2. अभ्यर्थी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता 
प्रमाणीकरण परीक्षा ( सी पी सी टी ) 
( स्कोर कार्ड ) के साथ उत्तीर्ण होना 

चाहिए । 
3. अभ्यर्थी को किसी मान्यताप्राप्त संस्था 

से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या 
प्रमाण - पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए । 


8 . 


वाहन चालक 


18 


40 


i 


कीशा 


1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल : अनुमान ! 

या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी 
अन्य बोर्ड से हायर सेकेण्डी परीक्षा अन्य विभाग 
(पुरानी पद्धति ) या ( 10+ 2 ) पद्धति में से 
उत्तीर्ण होना चाहिए । 

प्रतिनियुक्ति । 
2. भारी मोटर यान की विधिमान्य एवं पर 

प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति तथा वाहन कर्मचारी 
चालन का कुशल अनुभव होना चाहिए । | लिए 

सकेंगे । 
अभ्यर्थी को शासन द्वारा मान्यताप्राप्त 

सीधी भर्ती 
किसी बोर्ड या किसी संस्था से आठवीं | अथवा 
कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । 

किसी एस 
व्यक्ति से 
जिसने 
कलेक्टर दर 

i 
पर 5 वर्ष 


9 . 


18 


40 


भृत्य / चौकीदार 
/ फर्राश 


! 


पूर्ण कर ली 


10 . 


18 


40 


वाहन चालक 
(कलेक्टर दर 
पर) 


1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल या ! उपयुक्त 

शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य व्यक्ति 
बोर्ड से हायर सेकेण्डी ( पुरानी पद्धति) कमी 
या दसवी कक्षा ( 10 + 2) पद्धति से दशा 


में 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2020 


582 ( 3 ) 


अन्य 


उत्तीर्ण होना चाहिए । 
2. भारी मोटर यान की विधिमान्य चालन | विभागों 
अनुज्ञप्ति तथा चालन 

का कुशल 

कुशल प्रतिनियुक्ति 
अनुभव होना चाहिए । 

पर 
पदस्थापना 
की 

जा 

सकेगी । 
1 . अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल 
मध्यप्रदेश शारान 

द्वारा 
मान्यताप्राप्त किसी संस्था से आठवीं 
कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 


11 . 


18 


40 


भृत्य / बुक 
लिफटर 
(कलेक्टर 
पर) 


दर 


टीप: आयु 

सीमा में शिथिलीकरण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3-8 / 2016 / 1 / 3. दिनांक 0437 
2019 के अनुसार होगा । 


पर 


क्रमांक | भर्ती का तरीका 

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले मध्यप्रदेश लोक सेवा 
पदों के लिए ( राजपत्रित / अराजपत्रित आयोग 
कार्यपालिक ) 

अधिकारिता से 
तृतीय / चतुर्थ 

श्रेणी 

के पदों के लिए 
न्यूनतम / अधिकतम आयु सीमा 

(वर्षों में ) 
( 1 ) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 

21 से 40 

18 स 40 
सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले 

पदों के लिए 
(2 ) आवेदक ( आरक्षित वर्ग अनुसूचित 

21 से45 

18 से 45 
जाति / अनुसूचित जनजाति / ( 05 वर्ष का अधिकतम आयु सीमा मे (05 वर्ष का अधिकतम 
अन्य पिछडे | शिथिलीकरण) 

आयु सीमा में 
वर्ग / शासकीय / निगम / 

शिथिलीकरण) 
मण्डल के कर्मचारियों 
/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों 
तथा 

नगर 
सैनिक / निःशक्तजन / महिला) 
( अनारक्षित / आरक्षित वर्ग) आदि 


. 


नोट: समस्त पदों के लिए, अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित रजिस्टीकरण 
अनिवार्य होगा । 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मनीषा सेतिया उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2020 


क्र . एफ - 8-1-2017-1 - माअप्र . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस 
विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 8-1-2017-1 - माअप्र , दिनांक 10 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल 
के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मनीषा सेंतिया उपसचिव. 


582 ( 4 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2020 


Bhopal , the 10th September 2020 


No. F 8-1-2017-1 - H.R.C. - 323. —In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in the 
Madhya Pradesh Human Rights commission officers and Employees (Recruitment and conditions of service) 
Rules , 2011 , namely : 


AMENDMENT 


in the said rules, in scheclule - Ill , for serial numbers 1 to 11 and entries 
relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be 
substituted, namely : 

" SCHEDULE -III 

( See Rule 8 ) 
Age and qualification of persons to be recruited directly 


S.No. 


Name of 


Minimum 


Maximum 


Prescribed Education 


Service 


Remarks 


Age limit 


age limit 


Qualification 


1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


1 


Research 


21 


40 


1. The candidate must have a 


Officer 


degree of Ph.D. in subject of 
Humanities from a recognized 

University 
2. The candidate must have the 


basic knowledge of computer . 
3. Preference shall be given to a 


candidate who has conducted 


1 


research on the subject of 
Human Rights . 
Candidate must have graduate 
degree in Computer Engineering 


2 


Assistant 


18 


40 


1 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2020 


582 ( 5 ) 


Programmer 


from any recognized University and 
must be skilled in 


! 


Computer programming. 


! 


3 


Assistant 


18 


40 


Librarian 


1. Candidate must have passed 

Higher Secondary Certificate 
Examination in ( 10 + 2 ) pattern 


with minimum of 55 % marks in 


English from any recognized 


Board / Institution . 


! 


4 


Stenographer 


18 


40 . 


(Standard 


Scale ) 


2. Candidate must have degree of i 

Bachelor of Library Science 
from any recognized University 

with minimum of 60 % marks . 
3. Candidate must have passed 

Computer proficiency 
Certification Test ( CPCT ) with 
( Score Card ) conducted by 
Science and Technology 

Department 
1. Graduate degree in any 

discipline from any recognized 

University 
2. Candidate must have passed 

Hindi Shorthand Examination 
with a speed of 100 w . p.m. 
from Madhya Pradesh 
Shorthand and Typing Board or 
any other Board recognized by 

the Government . 
3. Candidate must have passed 

Diploma in Computer 
application from any 

recognized institutions . 
4. Candidate must have passed 

Computer Proficiency 
Certification Test ( CPCT ) with 
( Score Card ) conducted by the 
Science and Technology 


1 


582 ( 6 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2020 


| 5 


Steno Typist 


18 


40 


i 


: 


Department 
1. Candidate must have passed 

Higher Secondary Examination 
( Old pattern ) or in ( 10 + 2 ) 
pattern from Board of 
Secondary Education , Madhya 
Pradesh or any other Board 

recognized by the Government. 
2. ( a ) Candidate must have a 


i 


! 


i 


Certificate of Hindi Shorthand 


1 


! 


Examination with a minimum 


speed of 80 w . p . m . from any 
Industrial Training Institute 


; 


or 


( b ) Having a certificate in Hindi 
Shorthand examination with a 


minimum speed of 80 w . p . m , from 
the Madhya Pradesh Short hand 
and Typing Board or any other 
institution recognized by the 
Government . 


1 


I 


! 


Or 


! 


1 


( c ) Must Have Modern Office 
Management Diploma Certificate 
from any Polytechnic College 
recognized by All India Council for 
Technical Education ( A.I.C.T.E. ) 


! 


i 


3. Candidate must have passed 

Computer Proficiency 
Certification Test ( CPCT ) with 
( Score Card ) Conducted by the 
Science and Technology 
Department. 


4. In addition to above , one year 


Diplomal Certificate of Computer 
Application from any recognised ! 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2020 


582 ( 7 ) 


Institutions is compulsory . 
1. Candidate must have graduate 


6 . 


Receptionist 


18 


40 


degree in First Division in which 
English must be one of the 
subjects and the candidate 


i 


must have obtained at least 


60 % marks in it. 


! 


2. Candidate must have passed 

Computer Proficiency 
Certification Test ( CPCT ) with 
( Score Card ) conducted by 
Science and Technology 

Department. 
3. The candidates who have 

capability of communicaton in 
English shall be given 
preference 


7 . 


Assistant 


18 


40 


1. Candidate must have passed 


Grade III 


Higher Secondary Examination 
( Old pattern ) or in ( 10 + 2 ) 
pattern from the Board of 
Secondary Education , 
Madhya Pradesh or any other 
Board recognized by the 
Government 


i 


1 


2. Candidate must have passed 

Computer Proficiency 
Certification Test ( CPCT ) with 
( Score Card ) conducted by 
the Science and Technology 

Department 
3. The Candidate must have 

passed a Diploma or 
Certificate in Computer 
Application from any 

recognized Institution . 
1. Candidate must have passed 

Higher Secondary Examination 


: 


! 


8 . 


Driver 


18 


40 


In case of 


non 


582 ( 8 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2020 


( old pattern ) or in ( 10 + 2 ) availability 

1 
pattern from the Board of the efficient 
Secondary Education , Madhya | employee 
Pradesh or any other Board I may be 
recognized by the 

taken on 
Government 

deputation 
2. Must possess valid and from other 
effective Driving Licence of 

! 

department. 
Heavy Motor Vehicle and 
have good experience of 
driving 


1 


: 


: 


9 


Peon / 


18 


40 


Direct 


Choukidar / 


recruitrrient 


Farrash 


Candidate must have passed 
Vilith standard from any 
recognized board or any 
Institution , recognized by the 


| or from a 
person who 


nas 


Government. 


completed 5 


years 
services on 


Collector rate 


| 10 


Driver 


18 


40 


( On 


Collector 


1. Candidate must have passed 

Higher Secondary ( old pattern ) In case of 
or 10th Class ( 10 + 2 ) pattern 

shortage of 
from Board of Secondary 

suitable 
Education or any other Board 

person , then 
recognized by the Government posting may i 


rate ) 


| 


be made on 


deputation 


2. Must possess a valid licence of 

Heavy Motor Vehicle and good 
experience of driving . 


from other 


departments . 


1 


| 11 


Peon / Book 


18 


40 


lifter 


Candidate must have passed Vilith i 

standard from any Board of 
Secondary Education or any 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2020 


582 ( 9 ) 


( On 


institution recognized by the 
Madhya Pradesh Government, 


Collector 


rate ) 


Note : Relaxation in age limit shall be as per the Circular No. F 3-8 / 2016 / 1 / 3 , dated 
04.07.2019 of the General Administration Department . 


No. 


Method of Recruitment 


For the post to be For the post of 
filled by the Madhya Class- III / IV 
Pradesh Public beyond the 
Service Commission Jurisdiction of 
( Gazetted / Non Madhya Pradesh 
Gazetted 

Public Scrvicc 


Executive ) 


Commission 


i 


Minimum /maximum age limit ( in years ) 


( 1 ) 


21 to 40 


18 to 40 


For the posts to be filled by direct recruitment 
through competitive examination 


( 2 ) 


18 to 45 


( Maximum age limit 


relaxation of 5 


Applicant ( reserved category Scheduled 

21 to 45 
Castes / Schedulde Tribes/ Others Backward ( Maximum age limit 
Classes / Employees of Government 

relaxation of 5 
/ Corporation /Board /Employees of autonomous years ) 
institutions and Nagar 
Sainik /Handicapped / 

Women ) 
(Unreserved /Reserved category ) etc. 


years ) 


Note : For all the posts , it will be mandatory for the candidates to have live registration in the 

Employment Office of Madhya Pradesh 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

MANISHA SENTIYÀ , Dy . Secy . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --- 2020. 


